सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 639 राँची, बुधवार, 


7 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
24 जुलाई, 2019 


संख्या -13/ शक्ति प्र०-03/ 2019 का०- 5903-- सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग की अनुशंसा के 
आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974 ) की धारा -21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 
करते 

हुए निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित पदाधिकारियों को संगत अधिकार क्षेत्र के लिये निर्गत की 
तिथि से एक वर्ष अथवा उनके पदस्थापन की अवधि , जो भी पहले हो , तक के लिये विशेष कार्यपालक 
दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और उन्हें विशेष रूप से बिना किसी वैधानिक अधिकार 
के किसी भूमि पर किसी उत्पादित खनिज एवं खनिज कर्म हेतु उस भूमि पर लाये गये यंत्र , सामान , 

एवं अन्य कोई वस्तु को जब्त करने एवं अवैध उत्खननकर्ता/ परिवहनकर्ता को दण्डित करने के 
लिये माइंस एंड मिनरल्स ( डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ) एक्ट , 1957 की धारा-21 की उप धारा (4) तथा 
झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2017 एवं 2019 के नियम -54 की 
मंशा के अनुकूल प्राधिकृत किया जाता है । 

ऐसे पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार को उनके नाम के समक्ष अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में अंकित 
किया गया है । 


यान , 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 7 अगस्त , 2019 

अनुसूची 
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 

कार्य क्षेत्र 
श्री मुकुल प्रसाद, प्रभारी अपर निदेशक , सम्पूर्ण झारखण्ड 


क्रमांक 


1 


खान , राँची 


2 


, 


राँची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा 

एवं खूटी जिला 
धनबाद , गिरिडीह एवं बोकारो जिला 


3 


4 


5 


हजारीबाग , रामगढ़ , चतरा एवं 

कोडरमा जिला 
दुमका , जामताड़ा , गोड्डा, पाकुड़, 

साहेबगंज एवं देवघर जिला 
पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला 


खान , 


6 


7 


धनबाद जिला 


, 


8 


हजारीबाग जिला 


9 


श्री कमलेश्वरी दास , प्रभारी उप निदेशक, 

खान, राँची अंचल 
श्री एस ० पी ० कुजूर, उप निदेशक , खान, 
धनबाद अंचल 
श्री शंकर कुमार सिन्हा, उप निदेशक , 
खान , हजारीबाग अंचल 
श्री अशोक कुमार रजक , उप निदेशक , 
दुमका 

अंचल 
श्री संजीव कुमार मण्डल , प्रभारी उप 
निदेशक , खान , पलामू 

अंचल 
श्री निशांत अभिषेक, प्रभारी जिला खनन 
पदाधिकारी , धनबाद 
श्री नितेश कुमार गुप्ता, प्रभारी जिला 
खनन पदाधिकारी, हजारीबाग 
श्री गोपाल कुमार दास, जिला खनन 
पदाधिकारी, बोकारो 
श्री मेघलाल टुडू, प्रभारी जिला खनन 
पदाधिकारी , गोड्डा 
श्री कमलेश्वरी दास , जिला खनन 
पदाधिकारी, राँची 
श्री संजीव कुमार , जिला खनन 
पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम 
श्री राजेश कुमार, 

प्रभारी जिला खनन 
पदाधिकारी, देवघर 
श्री उत्तम कुमार विश्वास , जिला खनन 
पदाधिकारी, 

पाकुड़ 
श्री मो ० नदीम सफी, प्रभारी जिला खनन 
पदाधिकारी , पूर्वी सिंहभूम 
श्री रामनाथ राय , प्रभारी जिला खनन 


बोकारो जिला 


10 


गोड्डा जिला 


11 


राँची जिला 


12 


पश्चिमी सिंहभूम जिला 


13 


देवघर जिला 


14 


पाकुड़ जिला 


15 


पूर्वी सिंहभूम जिला 


, 


16 


गुमला जिला 


पदाधिकारी, गुमला 


17 


साहेबगंज जिला 


श्री विभूति कुमार, प्रभारी जिला खनन 
पदाधिकारी , साहेबगंज 
श्री भोला हरिजन , प्रभारी सहायक जिला 
खनन पदाधिकारी , लोहरदगा 


18 


लोहरदगा जिला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 7 अगस्त , 2019 


3 


19 


गिरिडीह जिला 


20 


लातेहार जिला 


21 


पलामू जिला 


22 


गढ़वा जिला 


23 


दुमका जिला 


24 


कोडरमा जिला 


श्री सतीश कुमार नायक, प्रभारी जिला 
खनन पदाधिकारी , गिरिडीह 
श्री 

कृष्ण कुमार किस्कू , जिला खनन 
पदाधिकारी , लातेहार 
श्री मनोज टोप्पो, प्रभारी जिला खनन 
पदाधिकारी , पलामू 
श्री योगेन्द्र बड़ाईक , प्रभारी जिला खनन 
पदाधिकारी , गढ़वा 
श्री दिलीप कुमार तांती, प्रभारी जिला 
खनन पदाधिकारी , 

दुमका 
श्री मिहिर सलकर , प्रभारी जिला खनन 
पदाधिकारी, कोडरमा 
श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह , प्रभारी जिला 
खनन पदाधिकारी , रामगढ़ 
श्री अजीत कुमार, प्रभारी जिला खनन 
पदाधिकारी , चतरा 
श्री संजय कुमार शर्मा, प्रभारी जिला 
खनन पदाधिकारी, खूटी 
श्री सन्नी कुमार , प्रभारी जिला खनन 
पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ 
श्री राजा राम प्रसाद , प्रभारी जिला खनन 
पदाधिकारी , जामताड़ा 
श्री विशेश्वर राम, प्रभारी जिला खनन 
पदाधिकारी , सिमडेगा 


25 


रामगढ़ जिला 


, 


26 


चतरा जिला 


27 


खूटी जिला 


28 


सरायकेला- खरसावाँ जिला 


29 


जामताड़ा जिला 


30 


सिमडेगा जिला 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रेम कुमार राय , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 639 50 


